निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 149 ) 


6 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 26 अप्रील 2011 


सं0 स्था0 - 02 - 01 / 11 - 716 

गन्ना उद्योग विभाग 


- - - 


संकल्प 

21 अप्रील 2011 
विषयः — अराजपत्रित सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन प्रोन्नति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति 

हेतु समिति का गठन । 

वित्त विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 4685 विo(2), दिनांक 25 जून 2003 एवं संकल्प संख्या 
7566, दिनांक 14 जुलाई 2010 के नियंत्राधीन रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्न्यन योजना 2010 के आलोक में 
अराजपत्रित कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्न्यन योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु समिति गठन । 
विभागीय संकल्प संख्या 324 , दिनांक 15 फरवरी 2007 एवं कार्यालय आदेश संख्या 342 , दिनांक 22 फरवरी 2011 
द्वारा कर्मियों के प्रोन्नति / सुनिश्चित वित्तीय उन्न्यन प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति में आंशिक 
संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से पुनर्गठित किया जाता है । 

(1) ईखायुक्त, बिहार 
( 2) उप - सचिव / अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग 

सदस्य 
( 3) संयुक्त निदेशक (विकास) बिहार, पटना 

सदस्य 
( 4) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 

के वरीयतम पदाधिकारी (ईख विकास शाखा) 


अध्यक्ष 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 अप्रील 2011 
2. यह समिति वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प के निरूपित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगी । 
स्क्रीनिंग समिति बैठक प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा । यह समिति कर्मियों के 
प्रोन्नति / रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्न्यन के लाभ प्रदान करने में अनुशंसा करेगी । 

___ 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा । 
आदेश: — यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय , 
और इसकी प्रति विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 149 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


